सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 805 राँची, गुरुवार , 


10 अक्टूबर , 2019 ( ई ०) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
25 सितम्बर, 2019 


संख्या-14/ जा ०नि०-03-03/ 2019 का ० 7775-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची के विभाग के पत्रांक -12817, दिनांक -17.11.2012 

द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ( अनुसूचित जातियों , 
अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए ) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत 
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची-1 ) तथा पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची-2 ) की समेकित 
सूची परिचारित की गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची-2 ) के क्रमांक -06 पर “ गद्दी " 
अंकित है । 

संकल्प सं०-6789, दिनांक -28.08.2019 द्वारा ग्वाला ( मुस्लिम ) को राज्य 
के पिछड़े वर्गों की सूची ( अनुसूची 2 ) के क्रमांक 06 पर “ गद्दी ” के साथ समावेशित 
किया गया है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 9 अक्टूबर , 2019 
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक - जाति 
134/2018-316 /पि ०,दिनांक-13.08.2019 द्वारा “ उवाला ( मुस्लिम)” का अंग्रेजी हिज्जे 
" Gwala ( Muslim)" अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है । अतः पिछड़े वर्गों की सूची 
( अनुसूची-2 ) के क्रमांक -06 में गद्दी के साथ दर्ज ग्वाला ( मुस्लिम ) जाति का अंग्रेजी रुप 
" Gwala ( Muslim) " रुप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय 

मुद्रणालय , 

राँची द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 805 50 


